निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 834 ) पटना , सोमवार , 10 सितम्बर 2018 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 
7 सितम्बर 2018 


सं० 01 / स्था०( अंके0) - 01 / 2014 -6769 / वि० — वित्त ( अंकेक्षण ) विभाग के निम्नांकित सेवा निवृत्त उप लेखा 
नियंत्रक / वरीय प्रवर कोटि वेतनमान् रू० 2200 - 4000 / - को लेखा नियंत्रक / अधिकाल प्रवर कोटि वेतनमान् 
रू0 3000 - 4500 / - में उनके नाम के सम्मुख स्तंभ - 3 में अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 


4 


क्र० । वरीयता । अधिकाल प्रवर कोटि में प्रोन्नत । अधिकाल प्रवर कोटि में प्रोन्नति की 
सं० क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

प्रस्तावित तिथि 
1 2 

3 
9 | श्री राम प्रसाद राम 

29. 12. 1992 से 31. 12. 1995 तक 
___ 10 श्री जगलाली राम 

26.04. 1993 से 31.01. 1994 तक 
11 श्री रामचन्द्र बैठा 

29. 12. 1992 से 31. 12. 1995 तक 
12 श्री राम किशोर राम 

29.12.1992 से 31. 12. 1995 तक 
___ 13 श्री युगल किशोर महतो 

29.12.1992 से 31. 12. 1995 तक 
_ 14 श्री रघुवर राम 

29.12.1992 से 31. 12. 1995 तक 
| श्री नगीना लाल चौधरी 

29. 12.1992 से 31.12. 1995 तक 
___ 16 | श्री छोटू चौधरी 

29.12. 1992 से 31.12. 1995 तक 
श्री मोती लाल 

29.12. 1992 से 31. 12. 1995 तक 
19 | श्री श्याम प्रसाद रजक 

12.02. 1993 से 31. 12. 1995 तक 


18 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 सितम्बर 2018 


क्र० 


वरीयता 
क्रमांक 


अधिकाल प्रवर कोटि में प्रोन्नत 

पदाधिकारी का नाम 


सं० 


अधिकाल प्रवर कोटि में प्रोन्नति की 

प्रस्तावित तिथि 


3 


29. 12.1992 से 31. 12. 1995 तक 
01. 01.1993 से 31.12.1995 तक 


21 


| श्री राजेन्द्र प्रसाद 

श्री हरिचरण राम 

श्री जगदीश भगत 
| श्री राम प्रवेश राम 


11.02.1994 से 31. 12. 1995 तक । 


22.11.1994 से 31. 12. 1995 तक 


श्री रमाकांत चौधरी 


01.08.1993 से 31. 12. 1995 तक 


| श्री मजहरूल हसनैन 


21.02.1994 से 31 .12.1995 तक 


21.02.1994 से 31.12.1995 तक 


श्री देवनाथ प्रसाद 

श्री मधुसूदन प्रसाद 
| श्री प्रमोद बिहारी लाल 


01.05. 1994 से 31. 12. 1995 तक 


19 


39 


01. 12. 1994 से 31. 12.1995 तक 


2. लेखा नियंत्रक / अधिकाल प्रवर कोटि वेतनमान वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 660 / वि०(2), दिनांक 
08.02.1999 की कंडिका - 11 के आलोक में दिनांक 31.12. 1995 तक ही अनुमान्य होगी । 

3. प्रोन्नत पदाधिकारियों की आपसी वरीयता वित्त ( अंकेक्षण) विभाग के ज्ञापांक - 1263 / वि०अं० दिनांक 
15.06.1992 द्वारा निर्गत कोटि क्रम सूची के अनुसार पूर्ववत् बनी रहेगी । 
4. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

जयन्त कुमार सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 834- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


